निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 7 मार्च 2013 


( सं0 पटना 216 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

29 नवम्बर 2012 
सं0 1स्था० - 14/ 2009 -1731/वि०स० — वित्त विभाग , बिहार सरकार के पत्र संख्या 3ए० - 9 -विविध - 35/ 2012 
15338वि०, दिनांक 29.10.2012, जो रूपांतरित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली , 2010 के अधीन द्वितीय रूपांतरित एवं तृतीय 
रूपांतरित वृत्ति उन्नयन प्रदान करने के संबंध में है ( प्रति संलग्न ) , को सभा सचिवालय में पूर्णरूपेण लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 216 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


